रजिस्ट्री मं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD NO D L -33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


4 


. 


ATHRIATLIRI 


LIBRARY 


EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3– Sub -section ( 1Y 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


momosomiameapamay 


TH. 


. . 


। 


. . 


- 


- - - 


- 


सं . 44 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2001 / माघ 12 , 1922 
No. 44 ] 

NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 1 , 2001/ MAGHA 12, 1922 

विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( केपनी कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001 
सा . का . नि . 51( अ ) . - केन्द्रीय सरकर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1958 का 1) की धारा 442 की उपधारा ( 1 ) के 
साथ पठित धारा 17क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी ( केन्द्रीय सरकार ) साधारण 
नियम और प्ररूप , 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी ( केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, ( तीसरा संशोधन) नियम , 
2001 है । 

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. कंपनी ( केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में , - 

(i ) नियम 4खख के पश्चात् , निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - . 
__ “ 4खखक. राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन - (1) समान राज्य में एक कंपनी रजिस्ट्रार की 
अधिकारिता से अन्य कंपनी रजिस्ट्रार की अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए कंपनी की 
पुष्टीकरण के लिए क्षेत्रीय निदेशक को प्ररूप 1कघ में रू. 500/ - फीस के साथ आवेदन क्षेत्रीय निदेशक को करेगा । 
( 2) क्षेत्रीय निदेशक आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर पक्षकारों को सुनवाई का आवश्यक 
अवसर देने के पश्चात् परिवर्तन के पुष्टीकरण का लिखित में आदेश पारित करेगा | 
( 3) कंपनी, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पारित पुष्टीकरण आदेश की एक प्रति पुष्टीकरण 
आदेश की तारीख से दो माह के भीतर फाइल करेगी और रजिस्ट्रार रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा और सभी 
अभिलेख में कंपनी रजिस्ट्रार को जिसकी अधिकारिता के अधीन कंपनी ने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया 
है, भेजेगा । " 

( ii ) प्ररूप 1कग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
108 GI 2001 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA - EXTRAORDINARY 


PART II _- SEC 3(1) 


" प्ररूप 1कघ 


क्षेत्रीय निदेशक द्वारा राज्य में एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से अन्य रजिस्ट्रार की अधिकारिता में कंपनी के 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए आवेदन | 

( नियम 4खखक ) 


लं 


+ 


6 


- 


o 


कंपनी का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक .. 
अभिहित पूंजी रू . ........... 
कंपनी का नाम 

और उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का पता : 
निगमन की तारीख : 
निदेशकों के ब्योरे : 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान परिवर्तन के कारण : 
विशेष संकल्प को पारित करने की तारीख : 

( सम्यक रूप से सत्यापित प्रतिसंलग्न ) 
क्या विशेष संकल्प की प्रति रजिस्ट्रार को प्ररूप सं. 23 में फाइल की है : 
कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त फार्म को फाइल करने की तारीख : 
कंपनी के सदस्यों का संख्यांक जो कि स्थानांतरण 
का निर्णय लेते समय उपस्थित थे : 
स्थानांतरण का प्रस्ताव यदि स्वीकृत किया है तो संपरिवर्तन 
के लिए प्रस्ताव के समर्थन में कितने सदस्यों ने बांट दिया 

और उनकी अपनी अपनी अंश धारण : 
स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव यदि स्वीकृत किया गया है तो , संपरिवर्तन के लिए प्रस्ताव के विरोध में 
सदस्यों का संख्यांक और उनकी अपना अपना अंश धारण उनके द्वारा दिए गए आधार, यदि कोई हो, ऐसे 
रूप में प्रस्ताव के विरोध में कथित युक्तियुक्त कारण का ब्यौरा ( बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न ) : 
समाचार पत्र में विज्ञापन की तारीख ( समाचार पत्र की एक प्रति संलग्न करें) 
विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त आपत्तियों के ब्यौरे : 
फीस के भुगतान के साक्ष्य में बैंकड्राफ्ट : 
निवेशनों की शिकायत के ब्यौरे यदि कोई हो : 
कंपनी और उनके अधिकारियों की अंतिधिन के कारण उनके विरूद्ध फाइल अभियोजन के ब्यौरे यदि कोई 
हो कृपया विभिन्न सलाहकार ( सलाहकारों) के ब्यौरे संलग्न करें : 


( आवेदक के हस्ताक्षर ) 


* पदनाम /विवरण 
नियम 4खखक देखिए 
* जहां प्रबंध/ पूर्णकालिक /निदेशक , प्रबंधक या सचिव हो अधिकथित करें । 
अनुदेश : i) बैंकड्राफ्ट , वेतन और लेखा अधिकारी, कंपनी मामले विभाग के पक्ष में हों । । 

ii ) आवेदन पत्र कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा जिसमें यहां से रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है और सूचना के लिए प्रति उस जिसकी अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
को स्थानांतरण प्रस्तावित है । " 

[ फा . सं . 1/ 13/ 2000 - मीरल , वी. ] 

ए. रामास्वामी , संयुक्त सचिव 


[ भाग || - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


पाद टिप्पण : -- मूल नियम का . नि . या . 432 तारीख 18- 2- 56 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित 

द्वारा संशोधित किए गए थे : 
क्रम संख्या अधिसूचना संख्या 

अधिसूचना की तारीख 
का . नि . या . 2535 

| 1 . 11 .1956 
का . नि . या , 3135 

21 .12. 1956 
का , नि . या . 237 

19. 1 . 1957 
का . नि . या . 2105 

29 . 1 .1957 
का . नि . या , 3038 

28 .9 . 1957 
का . नि . या .3867 

7 . 12. 1957 
सा . का . नि . 48 

22. 2. 1958 
सा . का . नि . 723 

23. 8 .1958 
सा . का . नि . 750 

| 30 . 8. 1958 
10 सा . का. नि . 1026 

| 1 . 11. 1958 
सा . का . नि .14 

3. 1 . 1959 
सा . का . नि . 548 

9 . 5 . 1959 
सा . का . नि . 1140 

17 . 10 . 1959 
सा . का . नि . 1224 

7 . 11. 1959 
सा . का. नि . 1364 

12.12. 1959 
सा . का . नि . 220 

27 . 2. 1960 
सा . का . नि . 595 

28. 5. 1960 
सा . का . नि . 195 

18. 2 . 1961 
सा . का . नि . 814 

24 . 6 .1961 
सा . का . नि . 1105 

| 9 . 9. 1961 
21 सा . का . नि .1408 

25 . 11. 1961 
22 सा. का . नि . 653 

12. 5 . 1962 
23 सा . का . नि . 344 

2 . 3 . 1963 
सा . का . नि .628 

13. 4. 1963 
25 सा . का . नि . 97 

16. 1 . 1965 
सा . का. नि . 822 

12. 6 , 1965 
27 सा . का . नि . 1570 

30 . 10 . 1965 
28 सा . का . नि . 368 

19. 3 . 1966 
29 सा . का. नि .421 

18. 3 .1966 
30 सा . का . नि . 499 

9 . 4 . 1966 
सा . का . नि .743 

21 . 5 . 1966 
32 सा . का . नि . 847 

| 4 . 6 . 1966 
33 सा . का . नि . 1266 

13. 8 . 1966 
34 सा . का . नि . 130 

20 . 1 . 1968 
35 सा . का . नि . 667 

30 . 6 . 1973 
सा . का . नि . 327 ( अ ) 

10 . 6 .1975 
सा . का . नि . 414 ( अ ) 

16. 7 . 1975 
38 सा . का . नि . 2596 

1.11. 1975 
39 सा . का . नि . 2828 

13. 12. 1975 
40 सा . का . नि . 154 

| 31 . 1 . 1976 
सा . का . नि .248 ( अ ) 

24 . 3 . 1976 
42 सा . का . नि . 627 

14. 5 . 1977 
सा . का . नि . 24 ( अ ) 

9 . 1 . 1979 
44 सा . का . नि .1256 

6 . 10. 1979 


24 


26 


31 


36 


37 


41 


43 


OF 


A : _ 


A 


VARY 


| PART II -- SEC. 3 (1 )] 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


सा . का . नि . 555 ( अ) 
सा . का . नि . 479 ( अ ) 
सा. का. नि .694 ( अ) 
सा . का. नि . 782( अ) 
सा . का . नि . 908 ( अ ) 
सा . का . नि . 1032 ( अ ) 
सा . का . नि . 449 ( अ ) 
सा . का .नि . 510 ( अ ) 
सा . का . नि . 795 ( अ ) 
सा . का . नि . 289 ( अ ) 
सा . का. नि . 614( अ ) 
सा . का . नि . 754 ( अ) 
सा . का . नि . 312 ( अ ) 
सा . का . नि . 353 ( अ ) 

सा . का . नि . 484 ( अ ) 
| सा . का . नि . 581 ( अ ) 

सा . का . नि .621 ( अ ) 
सा . का . नि . 286 ( अ) 
सा. का . नि . 598 ( अ ) 
सा . का . नि .697 ( अ ) 
सा . का. नि . 283 ( अ ) 
सा . का. नि .424( अ ) 
सा . का . नि . 251 ( अ ) 
सा . का . नि . 97 ( अ ) 
सा . का . नि .126 (अ ) 
सा . का . नि .16( अ ) 
सा . का . नि . 23 ( अ ) 
सा . का .नि . 130 ( अ ) 
सा . का . नि .788( अ) 
सा . का . नि .58 ( अ ) 
सा . का . नि . 363 ( अ ) 
सा . का . नि . 638( अ ) 
सा . का . नि . 836 ( अ ) 
मा . का . नि . 24 ( अ ) 
मा . का . नि . 35 ( अ ) 


4 . 9 .1982 
22 . 4 . 1988 
| 10 . 6 . 1988 
13. 7 . 1988 
7. 9. 1988 
26 . 10 . 1988 

17. 4 . 1989 
| 24. 5 . 1990 
18. 9 . 1990 
31. 5 . 1991 
3. 10 . 1991 
26 .12. 1991 
6. 3 . 1992 
26 . 3.1992 

11 . 5 . 1992 
| 27 . 8 . 1993 
| 24 . 9 .1993 
1 . 3. 1994 
28. 7 .1994 
20 . 9 . 1994 
21 . 3.1995 
26. 5. 1995 
21 . 6. 1996 
28. 2 . 1997 
1. 3.1997 
6 . 1. 1999 
12. 1 . 1999 
23. 2 .1999 
29 . 11. 99 

17 . 1 . 2000 
| 27 . 4. 2000 
126. 7 . 2000 

24. 10 . 2000 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 . 


15 - 01 - 2001 
24 - 01 - 2001 


79 . 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st January , 2001 


G . S , R . 51( E ).-- In exercise of powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 612 
read with sub - section ( 2 ) of section 17A of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies 
( Central Government s ) General Rules and Forms . 1956 , namely : - 


1. 


( 1 ) These rules may be called the Companies ( Central Government s ) 
General Rules and Forms ( Third Amendment ) Rules, 2001 


[ T 11 - 775 30 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( 2 ) They shall come into force on the date of publication in the 
Official Gazette . 


In the Companies ( Central Government s ) General Rules and Forms, 
1956 . - 


( i) after rule 4BB , the following rule shall be inserted , namely : 


- 4BB .4. Change of registered office within a State . - ( 1 ) The company 
seeking confirmation from the Regional Director for shifting its 
registered office from the jurisdiction of one Registrar of Companies to 
the jurisdiction of another Registrar of Companies within the same State 
shall make an application in form 1 AD to the Regional Director 
alongwith a fee of Rs.500 - 


(2 ) The Regional Director shall pass an order in writing confirming the 
change after giving necessary opportunity of being heard to the parties 
within four weeks from the date of receipt of application . 


( 3 ) The company shall file a copy of the confirmation order passed by 
the Regional Director with the concerned Registrar of Companies within 
two months from the date of the confirmation order and the Registrar 
shall make necessary changes in the register and transfer the records to 
the Registrar of Companies under whose jurisdiction the company has 
shifted its registered office .“ 


( ii ) 


after Form 1.4C , the following Form shall be inserted , namely : 


“ FORMI I AD 


APPLICATION FOR THE CONFIRVIATION BY REGIONAL DIRECTOR FOR 
CHANGE OF REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY WITHIN A STATE 
FROM THE JURISDICTION TO ONE REGISTRAR TO THE JURISDICATION TO 
ANOTHER REGISTRAR . 


( See rule 4BBA ) 


Registration Number of Company 
Nominal Capital Rs. 


Name of the Company 
and Address of its Registered Office : 


The date of incorporation : 


Details of Directors : 


Reasons for change in place of the Registered Office : 


The date of passing of Special Resolution : 
( Attach a copy of duly certified ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec. 3 (1)] 


6 . 


Whether a copy of the Special Resolution has 
been filed with the Registrar in Form No. 23 , 


Date of filing the above Form with Registrar of Companies : 


The number ofmembers of the company at the time tho 
decision for shifting was taken : 


The proposal for shifting, if accepted the number of the members 
who voted in favour of the proposal for conversion and their respective 
shareholdings : 


10 . 


The proposal for shifting, if accepted, the number of the members 
who voted against the proposal for conversion and their respective 
shareholdings . The grounds put forth by them , if any, so as to justify 
the opposition to the proposal should also be stated in detail. ( 4 copy 
of the minutes of themeeting shall be attached ). 


11 . 


Date of advertisement in the News Paper ; 
( Attach a copy of paper clipping ) 


Details of objection received in response to 
the advertisement : 
Bank Draft evidencing payment of fee : 


17 . 


Particulars of Investors Grievances if any : 


15. 


Details of prosecution filed against the 
Company and its Officers in default if any 
Please furnish the details of the legal counsel( s ) 
Counsel( s ) holding the matter: 


(Signature of the Applicant) 


*Designation Description 


See Rule 4BBA 
* state whether Vanaging Whole Time Director, Manager or Secretary , 


Instructions : i) Bank Draft should be drawn in favour of Pay and 

Accounts Officers , Department of Company Affairs , 


ii ) Applicatior Form should be filed with the Registrar of Companies 

from where the company proposes to shift it Registered Office 
and copy for information to the Registrar of Companies under 
whose jurisdiction Registered Office is proposed to be shifted . ” 


[ F No. 1/ 13/ 2000 - CL V ] 
A RAMASWAMY, Jt Sccy . 


( 4TT II - 945 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Foot Note :- The Principal rules were published vide S .R . O . 432 dated 18 - 2 -56 
and subsequently amended by : 


Serial 
Number 


|--10-2.00- 

1 


17 


18 


o 


22 


1 24 


Notification 
Number 
SRO 2535 
SRO 3135 
SRO 237 
SRO 2105 
SRO 3038 
SRO 3867 
| GSR 48 
GSR 723 
GSR 750 
| GSR 1026 
GSR 14 
GSR 548 
GSR 1140 
GSR 1224 
GSR 1364 
GSR 220 
GSR 595 
GSR 195 
I GSR 814 
GSR 1105 
GSR 1408 
GSR 653 
GSR 344 
GSR 628 
GSR 97 
GSR 822 
GSR 1570 
GSR 368 
GSR 421 
GSR 499 
GSR 743 
| GSR 847 
GSR 1266 
GSR 130 
GSR 667 
GSR 327 ( E ) 
GSR 414 ( E ) 
GSR 2596 
GSR 2828 
GSR 154 
GSR 248 (E ) 
GSR 627 
GSR 24 ( E ) . 
GSR 1256 
GSR 555 ( E 
GSR 479 (E ) 
GSR 694 (E ) 
| GSR 782 ( E ) 

GSR 908 € 
1 1 1 


| Notification 
Date 

1. 11 1956 
| 21 12 1956 
I 19 . 1. 1957 
29 1 1957 
28 9 1957 
7 . 12 1957 
22 . 2 . 1958 
23. 8 1958 
30 8 1958 
1 11. 1958 
3. 1. 1959 
95. 1959 

17 . 10 . 1959 
| 7 . 11 . 1959 

12 . 12 . 1959 
27 2 1960 
28 5 . 1960 
18 . 2 1961 
24 .6 1961 
9 . 9 . 1961 
25 11 1961 
12 .5 . 1962 
2 . 3 . 1963 
13 . 4 . 1963 
( 16 1 . 1965 
12 . 6 1985 
30 . 10 1965 
19 . 3 . 1966 
18 . 3 . 1966 
94 1966 
21. 5 . 1966 

4 .6 . 1966 
1 . 13 .8 . 1966 

20 1. 1968 
30 .6 . 1973 

10 .6 1975 
| 16 . 7 . 1975 

1 . 11. 1975 
13. 12 . 1975 
31 1 1976 
24. 3 . 1976 

14 5 1977 
19. 1 . 1979 
6 . 10 . 1979 

4 . 9 1982 
| 22 . 4 1988 

10 . 6 1988 
13 7 1988 
1 7 . 9 1988 

101 ] 


26 . 


28 . 


8588482878858888::$59 


33 


36 


44 


12 


| 44 


| 45 


47 
48 


49 


151 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC, 3(1)] 


55 . 


| 57 
58 


| 59. 


i 60 , 
| 61 
| 62 . 


63 . 
64 
85 


GSR 449 (€ 
| GSR 510 ( E ) 
| GSR 795 (E ) 
GSR 289 (6 ) 
GSR 614E 
GSR 7546 
GSR 312 (E ) 
GSR 353 
GSR 4846 
| GSR 581 (E 
| GSR 621 (E ) 
GSR 286 (E ) 
GSR 59816 
i GSR 697 (E ) 
GSR 283( E ) 
GSR 424 ( E ) 
| GSR 251(E ) 
GSR 97 (E ) 
GSR 126 (E ). 
GSR 160 
GSR 23 (E ) . 
GSR 130 @ 
GSR 788 (E ) 
GSR 58 ( E ) 
GSR 363 ( E ) 
| GSR 638 (E ) 
GSR 836 (E ) 
GSR 24 (E ) 
GSR 35 (E ) 


| 17 . 4 . 1989 

24 . 5 . 1990 
| 18 . 9 . 1990 
31. 5 . 1991 

3 . 10 . 1991 
1 26 . 12 . 1991 
| 6 3 1992 

26 . 3 1992 

11 . 5 1992 
| 27 . 8 . 1993 
| 24 . 9 . 1993 

1. 3 . 1994 
28 . 7 1994 
20 . 9 . 1994 
21. 3 . 1995 
26 . 5 . 1995 
21 .8 . 1998 
28 . 2 . 1997 
1. 3 . 1997 
6 . 1 . 1999 
12 . 1 . 1999 
23 2 . 1999 
29 . 11. 99 
| 17 . 1 . 2000 

27 . 4 . 2000 

26 . 7 . 2000 
1 24 . 10 . 2000 


66. 


68 


69. 


70 . 


72 


73 


74. 


75 . 
76 . 


177 


28 . 


15 -01- 2001 
24 -01 -2001 


179 


- 


- 


- - 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 – 2001 


